पुराना ट्रक 


जॉय काउली 
चित्र: वॉल बिरो 


पुराना ट्रक 


टॉम और बिल एक पुराने में ट्रक तभी ट्रक का स्पेयर पहिया निकल गया. 


में सवारी के लिए निकले. "हमें स्पेयर व्हील की ज़रूरत नहीं है,” टॉम ने कहा. 


फिर ट्रक का आईना निकल गया. चक्के का मडगार्ड निकलगया. 


"हमें आईने की आवश्यकता नहीं है," टॉम ने कहा. टॉम ने कहा, "हमें मडगार्ड की जरूरत नहीं है 


उसके बाद दरवाज़ा टूटकर गिर गया. 


ट्रक का स्टीयरिंग व्हील भी निकल गया. 
"हमें दरवाजे की ज़रूरत नहीं है," टॉम ने कहा. 
बिल ने कहा, "हमें स्टीयरिंग व्हील की सख्त ज़रूरत है!" 


"हाँ," टॉम ने कहा. 


"हमें एक स्टीयरिंग व्हील ज़रूर चाहिए!" 


अंत 


